than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

1 ज्येष्ठ, 1937 ( श० ) 
संख्या 357 राँची, शुक्रवार 

22 मई , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

19 मई, 2015 
संख्या- 1/ विविध- 807/ 2012 का . . 4483 -- श्री अरवा राजकमल , भा . प्र. से. ( झाः2008 ) जिन्हें 
विभागीय अधिसूचना संख्या- 4756 दिनांक 27 मई, 2014 द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ ( अनुशासन एवं 
अपील) नियमावली, 1969 के नियम- 3(1) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निलम्बित किया गया था , को 
उनके 22 अप्रैल , 2015 के पूर्वाह्न में विभाग में योगदान देने के फलस्वरूप दिनांक 22 अप्रैल, 2015 की 
तिथि से निलम्बन से मुक्त किया जाता है । 

2. श्री अरवा राजकमल, भा. प्र. से. के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी । 

3. श्री अरवा राजकमल, भा . प्र. से. के निलम्बन अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय 
उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के अंतिम रूप से निष्पादन के पश्चात् लिया जायेगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

आभा काँशी , 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 3 57 – 50 । 


